elnett. 


( * )-72 


REGISTERED No. D - D -72 


1. 


0 


4 ,790 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of Fradia 


असाधारण 


EXTRAORDINARY 

HTT II 3 - Tomy (i) 
PART JI — Section 3 Sub-section (1) 

sfont 

de 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


o fant , oppure , matt 4, 1977 /08 14 , 1898 


# 4] 
No. 41 


NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 4 , 1977/PAUSA 14, 1898 


. 


इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे किया अलग संकलम के रूप में रखा जा सके । 
Soparate paging is given to this part in order that it may be filled 

48 a separate compilation 


MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY PLANNING 

(Department of Health ) 

NOTIFICATION 

New Delhi, the 4th January 1977 
G . S . R . 4 ( E ) . - Whereas certain draft rules further to amend the Prevention of 
Food Adulteration Rules, 1955 , Were published , as required by sub - section ( 1 ) of 
section 23 of the Prevention of Food Adulteration Act, 1954 (37 of 1954 ) under the 
notification of the Government of India , in the Ministry of Health and Family 
Planning ( Department of Health ) , No GSR 430 ( E ) , dated the 24th June, 1978 at 
pages 1425 - 1427 of the Gazette of India , Part II , Section 3 , Sub - section ( 1 ) , dated 
the 24th June, 1976 , inviting objections and suggestions from all persons likely to 
be affected thereby before the expiry of 35 davs from the date on which the copies 
of the Gazette of India in which the Saud notification was published were made 
avallable to the public , 

And whereas the copies of the said Gazette were made available to the public 
on the lst July , 1976 , 

And whereas the objections and suggestions received from the public on the 
said draft rules have been considered by the Central Government; 


( 9 ) 


THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY 


PART II — SEC. 3 ( 1) 


- 


~ 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred by sub - section ( 1) of sec 
tion 23 of the said Act , the Central Governinent, after consultation with the 
Central Committee foi Food Standards, herehy makes the following rules further 
to amend the Prevention of Food Adulteration Rules, 1955, namely 

1. (1) These rules may be called the Prevention of Food Adulleration ( First 
Amendment) Rules , 1977 . 

( II ) They shall come into force on the date of their publication in the Official 
Gazette . 
2 In the Prevention of Food Adulteration Rules , 1955 – 
(1) in rule 7, for sub - rule ( 3 ) the following sub - rules shall be substituted 

namely – 
" (3 ) The public analyst shall , within a period of forty - five days from the 

date of rérelpt of any sample for analysis, deliver to the Local 
(Health ) Authority a report of the result of such analysis in 

Form III , 
Provided that where any such sample does not conform to the provisions 

of the Act or these rules , the public analyst shall deliver four copies 

oľ such report to the said Authority 
Provided further that the public analyst shall forward a copy of such 

report also to the person who purchased an article of food and 

forwarded the same to him for analysis under section 12 of the Act" ; 
( IT ) in rule 9, clause (1) shall be omitted , 
( 111 ) after rule 9, the following rule shall be inserted , namely -- 
" 9A . Local ( Health ) Authority to send report to person concerned — The 

Local (Health ) Authority shall immediately after the institution of 
prosecution forward a copy of the report of the result of analysis in 
Form III delivered to him under sub - rule ( 3 ) of rule 7 , by registered 
post or by hand , as may be appropriate , to the person from whom 
the sample of the article was taken by the Food Inspector , and 
simultaneously also to the person , if any, whose name, address and 

other particulars has been discloseri under section 14A of the Act : 
Provided that where the sample conforms to the provisions of the Act 

or the rulcs made thereunder, and no prosecution is intended 
under sub - section ( 2 ) , or no action is intended under sub - section 
( 2E ) of section 13 of the Act, the local (Health ) Authority shall 
intimate the result to the Vendor from whom the sample has been 
taken and also to the person , whose name, address and other 
particulars have been disclosed under section 14A of the Acty 
within 10 days from the receipt of the report from the Public 

Analyst" ; 
( iv ) for rulę 12 , the following rule shall be substituted namely : 
“ 12 . Notice of intention to take sample for analysis — When a Food 

Inspector takes a sample of an article for the purpose of analysis , 
he shall give notice of his intention to do so in writing in Form 
VI, then and there, to the person from whom he takes the sample 
and simultaneously , by appropriate means also to the persons if 
any, whose name, address and other particulars have been dis 

closed under section 144 of the Act." ; 
( v ) after rule 12A , the following rules shall be inserted , namely : 
" 12B Form of nomination of Director or Manager and his consent, under 

section 17 ( 1 ) A company may inform the Local (Health ) 
Authority of the concerned local area , by notice in duplicate , in 
Form VIII containing the name and address of the Director or 
Manager, who has been nominated by it under sub - section ( 2 ) of 
section 17 of the Art to be in charge of, and responsible to , the com 
pany for the conduct of the business of the company or any establish 

ment, Branch or Unit thereof . 
Provided that no such nomination shall be valid unless the Director or 

Manager who has been so nominated , gives his cosent in writing 


Hry 11 


, 3 (1) 


भारत का असाधारण राजपत्र 


It 


and has afixed his signature , in Form 
of such consent 


VIII in duplicate in token 


( 2 ) The Local (Health ) Authority shall sign and return one copy of 

the notice in Form VIII to the company to signify the receipt of 
the nomination and retain the second copy in his office for record 


12C Vendor to disclose name and address of Director /Manager in certain 

circumstances -- Every vendor of an article of food shall disclose 
the name and address of the Director or Manager , as the case 
may be , nominated in Form VIII under rule 12B to a purchaser 
who intorms such vendor of his intention of purchasing any such 
article from hin for analysis by a public analyst under section 12 of 

the Act " , 
( vi) in rule 16 , clause (c ) shall be renumbered as clause ( d ) and before 

clause ( d ) , as so renumbered , the following clause shall be inserted 

namely 
" ( c ) A paper slip of the size that goes round completely from the bottom 

to top of the container , bearing the signature and code and serial 
number of the Local ( Health ) Authority , shall be pasted on the 
wrapper, the signature or the thumb impression of the person 
from whom the sample has been taken being affixed in such a 
manner that the paper slip and the wrapper both carry a part of 

the signature or thumb impression 
Provided that in case , the person from whom the sample has been taken 

refuses to affix his signature or thumb impression , the signature 
or thumb impression of the witness shall be taken in the same 

manner ; 
( vii ) for rule 17 , the following rule shall be substituted , namely : 
" 17. Manner of despatching containers of samples --- The containers of the 

samples shall be despatched in the following manner , namely : - - 
( a ) The sealed container of one part of the sample for analysis and a 

memorandum in Form VII shall be sent in a sealed packet to the 
public analyst immediately but not later than the succeeding work 

ing day by any suitable means 
( b ) The gealed containers of the remaining two parts of the sample and 

two copies of the memoranda in Form VII shall be sent in a sealed 
packet to the local (Health ) Authority immediately but not later 

than the succeeding working day by any suitable means : 
Provided that in the case of a sample of food which has been taken 

from container bearing Agmark seal, the memorandum in Form 
VII shall contain the following additional information , namely . - 
(a ) Grade 
(b ) Agmark label No./Batch No. 

( c ) Name of packing station " ; 
( viil) in rule 50 , after sub -rule ( IA ), the following sub - rule shall be 

inscrted , namely : 
* ( 13 ) The name and address of the Director or Manager, as the case 

may be , nominated by the company under rule 12B shall be 
mentioned in the licence ” , 

FORM VIII 

(See rule 12B ) 
NOMINATION OF PERSONS BY A COMPANY 
Notice is hercby given that Shri/ Smt 
Director /Manager of the . . 

. . . . (name of the company ) has been 
nominated by the company by a Resolution passed at their meeting held on . . . . 
at . . . . . . 

. . to be in charge of , and responsible to the said 
company for the conduct of the business of the said company or 


THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY PART ft- Sc. 3(1) 


establishment/branch / unit thereof and authorised to exercise all guch powers and 
take all such steps as may be necessary or expedient to prevent the commission by 
the said company of any offence under the Prevention of Food Adulteration Act , 
1954. 

A certified copy of the said Resolution is enclosed . 


Place 

Managing Director /Secretary of 
Date 

( name of the company ) 
(NOTE : Score out the portion in italics if not applicable ) 


I accept the above nomination in pursuance of sub - section ( 2 ) of section 17 
of the Prevention of Food Adulteration Act, 1954 and rule 12B of the rules 
made thereunder 


Place 

Signature of Director /Manager 
Date 

I hereby acknowledge receipt of the above nomination 


Signature of the Local (Health ) Authority 


Place 
Date 


INo. P . 15014 / 5 / 76 - PH ( F & N ) ] 
SHRAVAN KUMAR , Jt Secy 


स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय 

( स्वास्थ्य विभाग ) 

अधिसूचना 

नई दिल्ली , 4 जनवरी 1977 
सा०का० नि04 ( ) . --- खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम , 1955 में संशोधन करने 
के लिए कतिपय नियमों का एक प्रारुप , खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम , 1954 ( 1954 का 
37 ) की धारा 23 की उपधारा ( 1 ) द्वारा ययाअपेक्षित भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार 
नियोजन मंत्रालय ( स्वास्थ्य विभाग ) की अधिसूचना सं० सा० का०नि० 420 ( अ ) , तारीख 24 
जन . 1976 के अधीन भारत के राजपत्र , भाग 2, खण्ड 3, उपखण्ड ( i ) तारीख 24 जन , 1976 के 
पछ 1425 - 1427 पर प्रकाशित किया गया था , जिसमे , उस राजपत्र की प्रतिया जिस मे उक्त 
अधिसूचना प्रकाशित की गई थी , जिस तारीख को जनता को उपलब्ध करा दी गई थी , उसमे 35 दिन 
की समाप्ति से पूर्व उन सभी व्यक्तियो मे प्राक्षेप और सुझाव मागे गए थे, जिनके उससे प्रभावित होने की 
सम्भावना है । 

और उक्त राजपत्र 1 जुलाई, 1976 को जनता को उपलब्ध करा दिया गया था ; 

पौर केन्द्रीय सरकार ने उक्त प्रारूप की बाबत जनता से प्राप्त माक्षेपों और सुझावों पर विचार 
कर लिया है । 


भाग - . 36 


भारत का असाधारण राजपत्र 


पतः, अब , केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 23 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हए , केन्द्रीय खाय मानक समिति से परामर्श के पश्चात खाच अपमिश्रण निवा 
रण नियम , 1955 में मोर संगोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है , अर्थात् : -- 

1. ( i ) इन नियमों का नाम खाद्य अपमिश्रण निवारण ( प्रथम संशोधन ) नियम , 1977 है । 
(ii ) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे । 
2. खा अपमिश्रण निवारण नियम, 1955 में ,- - 
(i) नियम 7में, उपनियम (3) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखे जाएंगे, अर्थात् : 
" ( 3) मोक -विशेषज्ञ विश्लेषण के लिए किसी नमूने के प्राप्त होने की तारीख से पैतालिस 

दिन के भीतर , स्थानीय ( स्वास्थ्य ) प्राधिकारी को उस विश्लेषण के परिणाम 

की रिपोर्ट प्ररूप III में देगा : 
परन्तु जहा कोई नमूना अधिनियम या इन नियमों के उपबन्धों के अनुरूप नहीं है, वहा 

लोक -विशेषश, उक्त प्राधिकारी को उस रिपो की चार प्रतियो परिदत्त करेगा : 
परन्तु यह पौर कि लोक -विशेषज्ञ उस रिपोर्ट की एक प्रति उस व्यक्ति को भी अग्रेषित 

करेगा जिसने उस खाद्य वस्तु का क्रय किया है और उसे अधिनियम की धारा 

12 के अधीन विश्लेषण के लिए प्रयेषित किया है " ; 
( ii ) नियम 9 में , खण्ड ( प्र ) का लोप किया जाएगा ; 
( ii ) नियम 9 के पश्चात, निम्नलिखित नियम अन्तःस्थापित किया जाएगा, माता 
" स्थानीय ( स्वास्थ्य ) प्राधिकारी सम्बन्धित व्यक्ति को रिपोर्ट भेगा. - स्थानीय 

( स्वास्थ्य ) प्राधिकारी, अभियोजन के सस्थापन के तुरन्त पश्चात् विश्लेषण के 
परिणाम की रिपोर्ट की एक प्रति नियम 7 के उपनियम ( 3 ) के अधीन उसे 
परिदत्त अरुप III मे रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा या दस्ती , जैसा उचित हो, उस 
व्यक्ति को भेजेगा , जिससे खाय निरीक्षक द्वारा उस वस्तु का नमूना लिया 
गया था और साथ ही उस व्यक्ति को भी , यदि कोई हो , भेजेगा जिसका नाम , 
पता और अन्य विशिष्टिया , अधिनियम की धारा 144 के अधीन प्रकट की गई 


परन्तु जहाँ नमूना, अधिनियम या तबीन बनाए गए नियमों के अनु प है पौर उपधारा 

( 2 ) के अधीन कोई अभियोजन प्राशयित नही है, या अधिनियम की धारा 13 
की उपधारा ( 25 ) के अधीन कोई कार्यवाही पाशयित नहीं है वहाँ स्थानीय 
( स्वास्थ्य ) प्राधिकारी परिणाम को उस विक्रेता को , जिससे नमूना लिया गया 
है , और उस व्यक्ति को भी , जिसका नाम , पता और अन्य विशिष्टियां, प्रधि 
नियम की धारा 144 के अधीन प्रकट की गई है , लोक विशेषज्ञ से रिपोर्ट की 

प्राप्ति से 10 दिन के भीतर प्रशापित करेगा । " ; 
( iv ) नियम 12 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् : - - 
" 12 -विश्लेषण के लिए नमूना लेने के माशय की सूचना. ---अब कोई बाब निरीक्षक 

विश्लेषण के प्रयोजनार्थ किसी वस्तु का नमूना लेता है, तो वह ऐसा करने के अपने 


THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY PART II-- SEC . 3 (1) 


प्राशय की सूचना प्ररूप VI में , लिखित रूप में उसी समय और वही उस व्यक्ति 
को , जिमसे उमने नमूना लिया है और साथ ही , समुचित साधनों द्वारा उस व्यक्ति 
को भो , यदि कोई हो , जिसका नाम , पता और अन्य विशिष्टिया , अधिनियम 

को धारा 147 के प्रधान प्रकट की गई है, देगा । " ; 
( v ) नियम 125 के पश्चात् निम्नलिखित नियम अन्त स्थापित किए जाएगे , अर्थात् : 
" 12- ख . भारा 17 के अधीन निवेशकमा प्रबषक नामनिर्देशन और उसकी सहमति 

का प्ररूप. - - ( 1 ) कम्पनी, सम्बद्ध स्थानीय क्षेत्र के स्थानीय (स्वास्थ्य ) प्राधि 
कारी को उस निदेशक या प्रबन्धक का , जिसे उसके द्वारा अधिनियम की धाग 
17 की उपधारा ( 2 ) के अधीन कम्पनी या उसके किसी स्थापन शाखा या एकक 
के कारबार का सचालन करने के लिए कम्पनी का भारसाधक और उस के 
प्रति उत्तरदायो नामीनदिष्ट किया गया था , नाम और पता प्ररूप VIII में , 

दो प्रतियों में , नोटिस द्वारा , सूचित करेगी । 
परन्तु ऐमन कोई नामनिर्देशन तब तक विधिमान्य नही होगा जब तक कि वह निदेशक या 

प्रबन्धक, जिसे इस प्रकार नामनिर्देशित किया गया हो , अपनी सहमति लिखित 
रूप में न दे और उस सहमति स्वरूप , दो प्रतियो मे , प्ररूप VIII में अपने 

हस्ताक्षर न कर दे । . 
( 2 ) स्थानीय ( स्वास्थ्य ) प्राधिकारी नामनिर्देशन का प्रतिग्रहण संशापित करने के लिए 

प्ररूप VIII मे नोटिस की एक प्रति पर हस्ताक्षर करके कम्पनी को वापस भेजेगा 

और दूसरी प्रति को अपने कार्यालय मे अभिलेख के लिए रखेगा । 
12 (ग )पिता कतिपय परिस्थितियों में निवेशक /प्रवाषक का नाम और पता प्रकट करेगा. -- 

खाद्य वस्तु का प्रत्येक विक्रेता , उस क्रेता को , जो ऐसे विक्रेता से अधिनियम की 
धारा 12 के अधीन किसी लोक विश्लेषक द्वारा विश्लेषण किए जाने के लिए 
किमी वस्तु का क्रय करने के अपने प्राशय की सूचना उसे दे, नियम 12 ख के 
अधीन प्ररूप VIII मे नामनिर्देशित, यथास्थिति , निदेशक या प्रबन्धक का नाम 

और पता देगा । "; 
( vi ) नियम 16 मे , खण्ड ( ग ) को खण्ड ( घ ) के रूप में पुन संख्याकित किया जाएगा और 

इस प्रकार पुनःसंख्यांकित खण्ड ( घ ) से पूर्व निम्नलिखित खण्ड अंत . स्थापित किया 

जाएगा , अर्थात् : - - 
" ( ग ) ऐसे आकार की कागज की पर्ची जो पात्र पर नीचे से ऊपर तक पूर्णत: गोलाई में 

आ जाए और जिस पर स्थानीय ( स्वास्थ्य ) प्राधिकारी के हस्ताक्षर तथा कोड 
और क्रम संख्या हो , लपेटन ( रैपर ) पर चिपका दी जाएगी , जिस व्यक्ति से 
नमूना लिया गया है, उसके हस्ताक्षर या अंगूठे के निशान इस रीति से लगाए 
जाएगे कि कागज की उस पर्ची और लपेटन दोनों पर हस्ताक्षर या अंगू के 

निशान का कुछ भाग पा जाए : 
परन्तु उस दशा मे जब वह व्यक्ति , जिससे नमूना लिया गया है, हस्ताक्षर करने या अगूठे 

का निशान लगाने से इन्कार करता है, साक्षी के हस्ताक्षर या प्रगूठे का निशान 
उसी रीति में ले लिया जाएगा " ; 


भाग II -- सं . 3 


भारत का असाधारण राजपब 


15 


" 


( vii ) नियम 17 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् : 
" 17. नमूने वाले पात्रों को प्रेषित किए जाने की रीति.--- नमूने घाले पात्र निम्नलिखित 

रीति से प्रेषित किए जाएगे, अर्थात् : --- 
( क ) विश्लेषण के लिए नमूने के एक भाग का सीलबन्द पात्र और प्ररूप VII में एक ज्ञापन 

लोक विश्लेषक को सीलबन्द पैकेट मे तुरन्त , किन्तु पश्चात्वर्ती कार्यदिवस के 
पश्चात् नहीं , किसी उपयुक्त माधन द्वारा भेजा जाएगा ; 
मने के शेष दो भाग का सीलबन्द पान और प्ररूप VIII में एक ज्ञापन की दो प्रतियां 
स्थानीय ( स्वास्थ्य ) प्राधिकारी को तुरन्त , किन्तु पश्चात्वर्ती कार्यदिवस के 

पश्चात् नही, किन्ही उपयुक्त माधनों द्वारा भेजा जाएगा । 
परन्तु खाद्य के ऐसे नमूने की दशा में , जिसे ऐमे पात्र में लिया गया हो जिस पर एगमार्फ 

की मुद्रा लगी हो , प्ररूप VII में ज्ञापन मे के निम्नलिखित अतिरिक्त सुचना 

होगी, अर्थात् : - - 
(i ) श्रेणी 
( ii ) एगमार्क लेबल स०/ बैच सं० 
( ii ) पैकिंग केन्द्र का नाम । "; 
( viii ) नियम 50 मे , उपनियम ( 1क ) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम अन्त स्थापित 

किया जाएगा , अर्थात् : - - 
" ( 1 ख ) अनुज्ञप्ति में , नियम 12 के अधीन कम्पनी द्वारा नामनिर्देशित , यथा 
स्थिति , निदेशक या प्रबन्धक का नाम और पता उल्लिखित किया जाएगा । " 

प्ररूप VIII 

(नियम 12ख देखे ) 

कम्पनी द्वारा व्यक्तियों का नामनिर्देशन 
सूचना दी जाती है कि . . . . . . . . . ( कम्पनी का नाम ) के निदेशक / प्रबन्धक श्री / श्रीमती 

. . को कम्पनी द्वारा . . . . . . . मे . . . . . . . . . . . . को किए 
गए अधिवेशन मे पारित प्रस्ताव द्वारा, उक्त कम्पनी या उसके . .. . . . ... . स्थापन / शाखा/ एकक 
के कारबार के संचालन के लिए उक्त कम्पनी का भारमाधक और उसके प्रति उत्तरदायी मानिदिष्ट 
किया गया है और उन सभी शक्तियों का प्रयोग करने और ऐमें सभी कदम उठाने के लिए प्राधिकृत 
किया गया है जो उक्त कम्पनी द्वारा खोद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम , 1954 के अधीन किसी 
अपराध के किए जाने का निवारण करने के लिए श्रावश्यक या समीचीन हो । 


उक्त प्रस्ताव को एक प्रमाणित प्रति सलग्न है । 


स्थान 


( कम्पनी का नाम ) 
प्रबन्ध निदेशक सचिव 


तारीख 

(टिप्पण जो लागू न हो उमे काट दें ) 


THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY PART 11 - Src . 800) 


मैं , खाय अपमिश्रण निवारण अधिनियम , 1954 की धारा 17 की उपधारा ( 2) और 
तधीन बनाए गए नियमों के नियम 12ख के अनुसरण मे उपर्युक्त नामनिर्देशन स्वीकार करता हूं । 
स्थाम 

निवेशक /प्रबन्धक के हस्ताक्षर 
सारीख 


मैं उपर्युक्त नामनिर्देशन की प्राप्ति अभिस्वीकार करता हूँ । 


स्थान 
तारीख 


स्थानीय (स्वास्थ्य ) प्राधिकारी 

के हस्ताक्षर 


[ सं० पी० 15014/5/ 76-पी० एच० ( एफ० एण्ड एन० )] 

श्रवण कुमार, संयुक्त सचिव । 


महा प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, मिन्टो रोड, नई दिल्ली द्वारा 

मुद्रित तथा नियंत्रक , प्रकाशन विभाग , दिल्ली द्वारा प्रकाशित 1977 
PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD , 
NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROILER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1977 


